रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , जुलाई 18 , 2018 / आषाढ़ 27 , 1940 
NEW DELHI, WEDNESDAY , JULY 18 , 2018 /ASHADHA 27 , 1940 
NEW DELHI, WED 


सं . 2718] 
No. 27181 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 17 जुलाई , 2018 
का . आ . 3489 ( अ). केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 

और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3, उपखंड (ii) में 
प्रकाशित की गई थी , द्वारा गुजरात राज्य के जामनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 927 डी के कि . मी . 4 + 700 से 
कि . मी .72+ 200 (धोराजी- जामकंडोरणा - कालावड - जामनगर सेक्शन ) के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने आदि ), 
अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने 
के अपने आशय की घोषणा की थी 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख " 23 /08/ 2017 ओर 
24/08/ 2017" को " संदेश समाचार पत्र " और " टाईम्स ओफ इंडिया समाचार पत्र " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है : 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


4102 GI/ 2018 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii) ] 


अनुसूची 
गुजरात राज्य के जामनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 927डी के कि . मी . 4 + 700 से कि . मी .72 + 200 (धोराजी 
जामकंडोरणा - कालावड -जामनगर सेकशन) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का 

संक्षिप्त विवरण । 


राज्य का नाम : गुजरात 


जिले का नाम: जामनगर 


क्रमिक || सर्वेक्षण संख्या 


भूमि का प्रकार 


| भूमि की प्रकृति || भूमि का क्षेत्रफल 

(हेक्टर में ) 


भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


संख्या 


2 


तालुक का नाम: कलावाद 


गांव का नाम : मकराणी सणोसरा 


सीताबा निरमळसिंह जाडेजा , क्रिपालसिंह 
निरमळसिंह जाडेजा , भाग्यश्रीबा निरमळसिंह 
जाडेजा , शक्तितसिंह निरमळसिंह जाडेजा 


|| 177 


निजी 


कृषि 


0 .0206 


श्री राजेन्द्रसिंह जुवानसिंह जाडेजा 


176 


निजी 


कृषि 


0 . 0496 


गांव का नाम : टोडा 


श्री शिवाभाई रत्नाभाई नाशित 


1320 


निजी 


कृषि 


0 .1442 


||निजी 


करशन देवसी सावलीया 


कृषि 


0.0195 


देवेन्द्रसिंह भगुभा 


|| 354 


निजी 


कृषि 


0. 0217 


लखधिरसिंह भगुभा 


|| 355 


निजी 


कृषि 


0 .05 


निजी 


|| 356 


श्री चंद्राबा भगुभा 


कृषि 


||0.0446 


श्री चंद्राबा भगुभा 


|| 357 


निजी 


कृषि 


0.0606 


| 1321 


निजी 


कृषि 


लखधिरसिंह भगुभा 


|| 0. 0285 


| श्री साहेबजी टपुभा जादेजा 


निजी 


|| 321 


कृषि 


| 0.018 


| श्री साहेबजी टपुभा जादेजा 


|| 319 


निजी 


कृषि 


0.0484 


|| 937 


निजी 


श्री दिलजीतसिंह बहादुरसिंह, श्री जयदिपसिंह 
बहादुरसिंह 


कृषि 


0. 211 


0 . 211 


[ भाग II - खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


श्री रवीन्द्रसिंह जयेन्द्रसिंह जाडेजा 


|| 940 


निजी 


कृषि 


0 . 0568 


निर्मलाबा सुखदेवसिंह जाडेजा , नरवीरसिंह 
सुखदेवसिंह जाडेजा , अजयसिंह सुखदेवसिंह 
जाडेजा , जयोतिबा सुखदेवसिंह जाडेजा 


14 


| 944 


निजी 


कृषि 


| 0 . 0091 


15 || 428 


428निजीकृषि 


श्री घनश्यामसिंह कुंभाजी जाडेजा , श्री 
अजीतसिंह कुंभाजी जाडेजा , लीलाबा 
विक्रमसिंह जाडेजा , हरिचंद्रसिंह विक्रमसिंह 
जाडेजा , कुंदनबा विक्रमसिंह जाडेजा , 
मिनाक्षीबा विक्रमसिंह जाडेजा, जागृतीबा 
राजेन्द्रसिंह जाडेजा , ध्रुवराजसिंह राजेन्द्रसिंह 
जाडेजा ( माइनोर), माइनोर नॉमिनी जागृतीबा 
राजेन्द्रसिंह 

जाडेजा 


निजी 


कृषि 


0.003 


0 . 003 


सीताबा महोबतसिंह जाडेजा 


16 ||475 


निजी 


कृषि 


|| 0 .0148 


श्री नरपतसिंह रामसिंह जाडेजा 


7 


निजी 


|| 478 


कृषि 


0 . 0074 


श्री चंदुभा भाईजीभी जाडेजा 


|| 323 


निजी 


कृषि 


| 0. 1154 


कुल 


0 .9232 


[ फा . सं . RW/ NH- 12012/03/ 2016/ PS -4/ GJ/3D] 


राजेश गुप्ता , उप सचिव 
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi the 17th July , 2018 
SO . 3489 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II , Section 3, Sub -section ( ii ) 
issued under sub -section (1 ) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance , management and 
operation of National Highway No. 927D, on the stretch of land from Km. 4 + 700 to Km. 72 + 200 
( Dhoraji -Jamkandorna- Kalavad -Jamnagar Section) in District Jamnagar, in the State of 
Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land . 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Sandesh News Paper " 
and “ Times Of India News Paper ” both dated 23/08 /2017 and dated 24 /08 / 2017 ; under sub -section (3) of 
section 3A of the said Act; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 

And whereas, in pursuance of sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority 
has submitted its report to the Central Government; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii)] 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by the sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances . 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the stretch of land 
from Km . 4 + 700 to Km .72 + 200 (Dhoraji- Jamkandorna -Kalavad - Jamnagar Section ) in the State of 

Gujarat. 


State : GUJARAT 


District: JAMNAGAR 


Sr. 


Type of Land 


Survey 
Number 


Nature of 

Land 


|| Area in Hectre || Name of the Land Owner /Intrested 

Person 
Part Survey No : 


Taluk : Kalavad 


Viilage:Makrani Sanosara 


|| 177 


Private 


Agriculture 


0 .0206 


SITABA NIRMALSINH JADEJA , 
KRIPALSINH NIRMALSINH JADEJA , 
BHAGYASHRIBA NIRMALSINH 
JADEJA , SHAKTISINH NIRMALSINH 
JADEJA 


176 


Private 


Agriculture 


0 .0496 


SHRIRAJENDRASINH JUVANSINH 


Viilage : Toda 


320 


Private 


Agriculture 


10. 1442 


SHRI SIVABHAI RATNABHAI 
NASHIT 


949 


Private 


Agriculture 


0 .0195 


KARSHAN DEVSI SAVALIYA 


354 


Private 


Agriculture 


DEVENDRASINH BHAGUBHA 


| 0.0217 
||0 .05 


355 


Private 


Agriculture 


LAKHDHIRSINH BHAGUBHA 


356 


Private 


Agriculture 


0 . 0446 


SHRI CHANDRABA BHAGUBHA 


|| 357 


Private 


Agriculture 


10. 0606 


SHRI CHANDRABA BHAGUBHA 


1321 


Private 


Agriculture 


10.0285 


LAKHDHIRSINH BHAGUBHA 


321 


Private 


Agriculture 


||0 .018 


SHRI SAHEBJI TAPUBHA JADEJA 
SHRI SAHEBJI TAPUBHA JADEJA 


|| 319 


Private 


Agriculture 


||0.0484 


1937 


Private 


Agriculture 


0.211 


SHRI DILJITSINH BAHADURSINH , 
SHRIJAYDIPSINH BAHADURSINH 


||940 


Private 


Agriculture 


||0 .0568 


SHRI RAVINDRASINH 
JAYENDRASINH JADEJA 


944 


Private 


Agriculture 


0.0091 


NIRMALABA SUKHDEVSINH 
JADEJA , NARVIRSINH 
SUKHDEVSINH JADEJA , AJAYSINH 


[ 911 II - 005 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SUKHDEVSINH JADEJA , JYOTIBA 
SUKHDEVSINH JADEJA 


| 15 


||428 


Private 


Agriculture 


0 . 003 


SHRIGHANSHYAMSINH KUMBHAJI 
JADEJA , SHRI AJITSINH KUMBHAJI 
JADEJA , LILABA VIKRAMSINH 
JADEJA , HARICHANDRASINH 
VIKRAMSINH JADEJA , KUNDANBA 
VIKRAMSINH JADEJA , MINAXIBA 
VIKRAMSINH JADEJA , JAGRUTIBA 
RAJENDRASINH JADEJA , 
DHRUVRAJSINH RAJENDRASINH 
JADEJA (MINOR ) ,MINOR NOMINEE 
JAGRUTIBA RAJENDRASINH 
JADEJA 


||475 


Private 


Agriculture 


0 .0148 


SITABA MAHOBATSINH JADEJA 


17 


478 


Private 


Agriculture 


10. 0074 


SHRI NARPATSINH RAMSINH 
JADEJA 


323 


Private 


Agriculture 


0.1154 


SHRI CHANDUBHA BHAIJIBHI 
JADEJA 


TOTAL 


0 .9232 


[ F . No. RW /NH - 12012 /03/2016 /PS - 4 /GJ/3D1 


RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

Digitally signed 

by ALOK KUMAR 
KUMAR Date: 2018 .07.21 

11:49:05 + 05 30 


ALOK 


